The 


HD. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

3 ज्येष्ठ 1936 ( २० ) 
संख्या 240 राँची , शनिवार 

24 मई , 2014 ( ई० ) 


नगर विकास विभाग । 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
22 मई, 2014 


संख्या-5/ न0वि0 / चुनाव/105/ 2013- 2018--यतः राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड ने अपने पत्रांक 
03नि0 ( कार्यक्रम ) 24/ 2013 - 797,दिनांक -9 मई , 2014 के माध्यम से झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 
( झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-539 के तहत् झारखण्ड के राज्यपाल को अपनी अनुशंसा प्रेषित की है 
कि Xx , राँची /03 राँची नगर निगम/ महापौर - अनुसूचित जनजाति ( अन्य ) के निर्वाचन की अधिसूचना जो वर्ष 2013 
में विखण्डित हो गई थी एवं उक्त पद अब तक रिक्त है, पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की 
धारा -589 के उपबंधों के अधीन नया निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है । 


___ अतः झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 539 के अन्तर्गत जैसा कि राज्य निर्वाचन 
आयोग , झारखण्ड ने अनुशंसा की है, झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा xx, राँची / 03 राँची नगर निगम/ महापौर 
अनुसूचित जनजाति ( अन्य) निर्वाचन क्षेत्र के मतदातागण से यह अपेक्षा करते है कि वे उक्त अधिनियम एवं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 24 मई, 2014 
उसके तहत् बनी नियमावली के उपबंधों के अनुसार एक चरण में उक्त निर्वाचन क्षेत्र से दिनांक -23 जून, 2014 
को महापौर पद के लिए पदधारी को निर्वाचित कर दें । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 240 -50 | 


